निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 339 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 मार्च 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय ) 


अधिसूचना 

5 मार्च 2019 
सं० 14 / डी0एल0ए0 - एल0ए0एक्ट - (प्राधिकार) - नियुक्ति - 36 / 2015 - 243 - रा० — श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय , 
पीठासीन पदाधिकारी, भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां का कार्यकाल दिनांक 05.02. 2019 
को समाप्त हो जाने के कारण , पीठासीन पदाधिकारी, भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां का 
पद दिनांक 06.02. 2019 के प्रभाव से रिक्त हो गया है । 

2. डा0 कुमार देवदत्त, पीठासीन पदाधिकारी, भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, भागलपुर 
दिनांक 31. 03 .2018 तक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात् अपने कार्यालय से बिना कोई पूर्व सूचना के 
अनुपस्थित है । 

____ 3. अतएव पीठासीन पदाधिकारी , पूर्णियां एवं भागलपुर के दायित्वों के निर्वहन के लिए कमशः श्री 
उदय शंकर, पीठासीन पदाधिकारी, भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, सहरसा को अपने 
कार्यों के अतिरिक्त पीठासीन पदाधिकारी, भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां एवं श्री 
पंचानन शर्मा, पीठासीन पदाधिकारी, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त भागलपुर प्रमंडल के पीठासीन 
पदाधिकारी, भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार, भागलपुर के दायित्वों के निर्वहन के लिए अगले 
आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार मिश्र , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 304-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


